निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 647) पटना , मंगलवार , 9 अगस्त 2016 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2016 
सं0 कारा / स्था० (अधी ) - 01 - 01 / 16 - 4742 — बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अधीक्षक , 
उपकारा ( वेतनमान - 9300 - 34800, पे बैण्ड - 2, ग्रेड पे - 4800 / -) से अधीक्षक , मंडल कारा ( वेतनमान – 9300 - 34800, पे 
बैण्ड - 2, ग्रेड पे - 5400 / - ) के पद पर में प्रोन्नति दी जाती है : 
क्र० पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन कारा का नाम 
___ 2 
| श्री विजय कुमार अरोड़ा 

मंडल कारा, सासाराम 
श्री जवाहर लाल प्रभाकर 

केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ 
| श्री राजीव कुमार झा 

केन्द्रीय कारा, गया 
4 श्री मनोज कुमार 

केन्द्रीय कारा , मोतिहारी 
5 श्री राजीव कुमार 

मंडल कारा, खगड़िया 
2. प्रोन्नत सभी पदाधिकारियों को प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 647 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


